“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी .2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई , दिनांक 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015 . ” 


30 - 05 - 200 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 550 ] 


रायपुर , मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2019 - भाद्रपद 12 , शक 1941 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


. 


अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक / 8912 /1539 / 21 -ब / छ. ग ./ 2019. - छत्तीसगढ़अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 ( क्र. 9 सन् 1992 ) के अध्याय- 3 की 
धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पूर्वमें जारी इस विभाग के अधिसूचना क्र . 5237/ 86 / 21 - ब/ छ. ग. / 2018 दिनांक 
26- 05 - 2018 को अतिष्ठित करते हुए अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के बैठक दिनांक 16-01- 2018 के कार्यसूची विषय क्रमांक 4 के अनुसार 
एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल लागू कराने के लिए उक्त विषय पर विचार बाबत् सुझाव दिये जाने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक उप - समिति निर्मित करती 


अध्यक्ष 


श्री पंकज कुमार सिन्हा , अतिरिक्त सचिव 
विधि और विधायी कार्यविभाग , मंत्रालय 


श्री के. के. शुक्ला, अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास , छ. ग . 
राज्य विधिज्ञ परिषद , बिलासपुर 


- 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


श्री विवेक रंजन तिवारी, अतिरिक्त महाधिवक्ता 
महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मनीष कुमार ठाकुर , अतिरिक्त सचिव . 


1099 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


